निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 ज्येष्ट 1942 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 12 जून 2020 


( सं ० पटना 352) 


सं ० 08 / आरोप - 01-16 / 2019-4391 / सा ० प्र ० 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

28 अप्रील 2020 
श्री सूरज कुमार सिन्हा , (बि ० प्र ० से०) कोटि क्रमांक -1198 / 11, तत्कालीन अनुमंडल दंडाधिकारी, गया सम्प्रति 
निलंबित के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक -2000 दिनांक 07.02.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मुख्य 
जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं निगरानी विभाग द्वारा नामित किसी पदाधिकारी को 
उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया । पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के 
पत्रांक -1237 दिनांक 19.02.2020 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में किसी अन्य पदाधिकारी को उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया । इस बीच मुख्य जाँच आयुक्त के ज्ञापांक -135 दिनांक 
19.02.2020 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को जाँच हेतु श्री उदय सिंह कुमावत, भा ०प्र ० से ०, प्रधान सचिव, पर्यटन 
विभाग - सह - जाँच आयुक्त को हस्तांतरित किया गया है । 

अतः उक्त विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखने हेतु श्री मनोज झा , उप सचिव, राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग, बिहार , पटना को उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिव महादेव प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 352-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


